सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


14 भाद्र , 1938 ( श०) 


संख्या- 647 राँची, मंगलवार , 


5 सितम्बर , 2017 ( ई० ) 


स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग 


संकल्प 


6 सितम्बर , 2016 


विषयः राज्य के हजारीबाग सदर अस्पताल परिसर में निर्मित ट्रॉमा सेन्टर तथा पी0एम0सी0एच0 , 

धनबाद में प्रस्तावित ट्रॉमा सेन्टर के लिए चिकित्सक/विषेषज्ञ चिकित्सक एवं अन्य कर्मियों के 
178 पदों सृजन । 


संख्या :- 3/ स्था० डी०-01-108/ 2014 -901 (3)-- हजारीबाग राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या -33 पर 
अवस्थित है । यह बरही , जो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-2 पर अवस्थित है, से नजदीक है । दुर्घटनाग्रस्त 
मरीजों को त्वरित एवं सुलभ स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के निमित हजारीबाग सदर अस्पताल 
परिसर में केन्द्र सरकार की सहायता से Level III ट्रॉमा सेन्टर के भवन निर्माण का कार्य पूर्ण हो गया 
है । इसी प्रकार पी०एम०सी०एच० , धनबाद में Level II ट्रॉमा सेन्टर का निर्माण प्रस्तावित है एवं इसके 


2 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) मंगलवार , 5 सितम्बर , 2017 


लिए केन्द्र सरकार से राशि प्राप्त है । इस निर्माण के लिए केन्द्र सरकार 85 प्रतिशत राशि देगी एवं शेष 
15 प्रतिशत राशि राज्य सरकार व्यय करेगी । 

जनहित में सदर अस्पताल , हजारीबाग परिसर में निर्मित ट्रॉमा सेन्टर को प्रारंभ करने हेतु 
चिकित्सक एवं विशेषज्ञ चिकित्सक के साथ अन्य कर्मियों का पद सृजन कर इसके विरूद्ध नियुक्ति 
किया जाना आवश्यक है ताकि ट्रॉमा सेन्टर का लाभ प्राप्त हो सके । ऐसा नहीं होने से यह भवन 
अनुपयोगी बनी हुई है । इसी प्रकार , पी०एम०सी०एच०, धनबाद में प्रस्तावित ट्रॉमा सेन्टर के निर्माण के 
उपरान्त सृजित पदों पर नियुक्ति की कार्रवाई की जायेगी । इन दोनो ट्रॉमा सेन्टर में आवश्यक मानव 
संसाधन उपलब्ध कराने हेतु चिकित्सकों, विशेषज्ञ चिकित्सकों एवं अन्य कर्मियों का पद सृजन भारत 
सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप पद सृजन किया जाना आवश्यक है । 

2. अतः सम्यक् विचारोपरान्त राज्य सरकार ने संलग्न विवरणी के अनुसार ट्रॉमा सेन्टर, 
हजारीबाग ( सदर अस्पताल परिसर ) एवं पी०एम०सी०एच० , धनबाद में चिकित्सक एवं विशेषज्ञ चिकित्सक 
सहित कुल 178 पदों को सृजित करने का निर्णय लिया है । सर्वप्रथम उच्चतर पदों पर नियुक्ति की 
जायेगी तत्पश्चात् अन्य पदों में नियुक्ति की जायेगी । 

3. सृजित होने वाले 178 पदों पर कुल 4,61,51 ,604 .00 ( चार करोड़ एकसठ लाख एकावन 
हजार छ: सौ चार ) रूपये का वार्षिक व्यय अनुमानित है । 

4. ट्रॉमा सेन्टर , हजारीबाग ( सदर अस्पताल परिसर ) में सृजित होने वाले पदों पर होने वाले व्यय 


का वहन गैर योजना बजट शीर्ष- 2210- चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य 01- शहरी स्वास्थ्य सेवाएं - एलोपैथी 


110 अस्पताल एवं औषधालय-13 सदर अस्पताल एवं पी०एम०सी०एच० , धनबाद में प्रस्तावित ट्रॉमा 
सेन्टर में सृजित होने वाले पदों पर होने वाले व्यय का वहन गैर योजना बजट शीर्ष- 2210-चिकित्सा एवं 
लोक स्वास्थ्य 01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएं -एलोपैथी-110 अस्पताल एवं औषधालय- 05 पाटलीपुत्र मेडिकल 
कॉलेज अस्पताल, धनबाद के अन्तर्गत उपबंधित राशि से किया जायेगा | 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


के० विद्यासागर , 
सरकार के प्रधान सचिव 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) मंगलवार , 5 सितम्बर , 2017 


राज्य के हजारीबाग सदर अस्पताल परिसर तथा पी०एम०सी०एच०, धनबाद में स्थापित ट्रॉमा सेन्टर के लिए चिकित्सा पदाधिकारी , विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी एवं 


कर्मियों के पद सृजन की विवरणी | 


अभ्युक्ति 


क्रमांक | सृजित किये जाने । सृजित किये जाने वाले पदों का पे- ट्रॉमा सेन्टर , सदर | ट्रॉमा सेन्टर , सृजित किये सृजित किये जाने 
वाले पदों का नाम बैण्ड एवं ग्रेड पे 

अस्पताल परिसर पी०एम०सी०एच० , जाने वाले पदों वाले पदों पर 
हजारीबाग के लिए | धनबाद के लिए की संख्या अनुमानित 

वार्षिक व्यय 


आवश्यक पद 


आवश्यक पद 


( D + E ) 


B 


1 


जेनरल सर्जन 


PB- II - 9300 - 34800, G . P.-5400 


2666016 


हड्डी रोग विशेषज्ञ 


PB-II - 9300 - 34800, G. P.-5400 


3 


2666016 


निश्चेतक 


PB- II - 9300- 34800 , G . P.-5400 


2666016 


| चिकित्सा पदाधिकारी 


PB- II - 9300- 34800 , G . P.-5400 


4763664 


5 


| 


नर्स ए ग्रेड 


PB- II - 9300 - 34800, G . P.-4200 


23715900 


6 


नर्सिंग ऑडरली 


As per Labour Department @ 5850 


2035800 


आउट सोर्सिंग 


p .m 


7 


ओ0 टी0 सहायक 


PB- I -5200 - 20200, G. P.- 2400 


5 


2069760 


लैब टेक्नीशियन 


PB- I -5200 - 20200 , G. P.- 2800 


2 


2 


4 


936000 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) मंगलवार , 5 सितम्बर , 2017 


9 एक्स-रे टेक्नीशियन । 


PB-II -9300- 34800, G. P.-2800 


1872000 


| 10 लिपिक 


PB -I- 5200 -20200, G. P.- 1900 


794832 


कम्प्यु टर की 
जानकारी 


सहित 


11 | सफाई कर्मचारी 


| As per Labour Department @ 5850 


28 


1965600 


आउट सोर्सिंग 


p . m 


कुल 


101 


178 


46151604 


के० विद्यासागर , 
सरकार के प्रधान 

सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 647 -- 100 


